सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 116 


24 माघ, 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , 

13 फरवरी, 2017 (ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी , 2017 
संख्या - परि .वि .-3( स्था .)- 10 / 2013 /311 -- उप परिवहन आयुक्त - सह- सचिव, संथाल परगना क्षेत्रीय 
परिवहन प्राधिकार, दुमका के पत्रांक - 1067, दिनांक 8 दिसम्बर , 2016 एवं पत्रांक - 53 ,दिनांक 19 जनवरी , 2017 

द्वारा श्री कार्तिक कुमार प्रभात, उप परिवहन आयुक्त - सह- सचिव, संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , 
दुमका को शमन की शक्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है । 

_ 2. उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक - 09 / स्था , दिनांक 4 जनवरी, 2017 द्वारा श्री जितेन्द्र मुंडा, जिला परिवहन 
पदाधिकारी, गढ़वा को शमन की शक्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है । 

___ उक्त आलोक में श्री कार्तिक कुमार प्रभात , उप परिवहन आयुक्त -सह- सचिव, संथाल परगना क्षेत्रीय 
परिवहन प्राधिकार , दुमका एवं श्री जितेन्द्र मुंडा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा को मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा - 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह ./- ( अस्पष्ट ), 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 116 - 50 


